. 


..... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आषाढ़ , 1938 ( श०) 


संख्या- 498 


राँची, सोमवार , 


17 जुलाई , 2017 ( ई० ) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
17 जुलाई, 2017 


संख्या- 13/ नि . वि . ( स्टाम्प ) - 18/17 - 587/नि .-- भारतीय मुद्रांक अधिनियम , 1899 की धारा 9 एवं 
उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 
बैंकों से ऋण प्राप्ति हेतु एकरारनामा पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के शेड्यूल 1A की कंडिका 5(C ) के 
अन्तर्गत प्राभार्य मुद्रांक शुल्क से विमुक्ति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 498 - - 50 


